निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


12 पौष 1939 ( श० ) 
( सं0 पटना 05 ) पटना , मंगलवार , 2 जनवरी 2018 


सं० 02 वन्य प्राणी - 02 / 2017 - 1021 / प०व० 


पर्यावरण एवं वन विभाग 


सेवा में , 

महालेखाकार, 

बिहार, पटना 
द्वारा : - * वित्त विभाग , 
बिहार, पटना 

दिनांक 13 दिसम्बर 2017 
विषय : 

नालंदा जिला अन्तर्गत राजगीर में नवअधिष्ठापित " जू सफारी में स्थायी स्थापना के तहत वित्तीय 
वर्ष 2017 - 18 में कुल रूपये 211.62 लाख ( दो करोड़ ग्यारह लाख बासठ हजार रूपये मात्र) की 

अनुमानित वार्षिक व्यय पर कुल 66 पदों के सृजन की स्वीकृति । 
महाशय , 

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक नालंदा जिला अन्तर्गत राजगीर में नव अधिष्ठापित " जू सफारी में स्थायी 
स्थापना के तहत वित्तीय वर्ष 2017 - 18 में कुल रूपये 211.62 लाख ( दो करोड़ ग्यारह लाख बासठ हजार रूपये मात्र) 
की अनुमानित वार्षिक व्यय पर संलग्न अनुलग्नक - 1 के अनुरूप विभिन्न कोटि के कुल 66 पदों के सृजन की स्वीकृति 
प्रदान की जाती है । 

राज्य में वन्यजीव तथा प्रकृति संरक्षण हेतु सृजनशील लोक मनोरंजन , जागरूकता तथा ज्ञानवर्धन केन्द्र 
उपलब्ध कराने तथा राजगीर ( नालंदा ) जैसे अन्तर्राष्ट्रीय महत्व एवं ख्याति प्राप्त ऐतिहासिक पर्यटन स्थल का पर्यटकों 
को लाभ पहुँचाने हेतु यहाँ प्रकृति पर्यटन की उत्कृष्ट संसाधन बनाकर प्रकृति संरक्षण के हितों एवं लोक चेतना को 
अन्तर्राष्ट्रीय , राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर सम्बल किये जाने एवं राज्य में कुछ महत्वपूर्ण प्रजातियों के वन्य जन्तुओं के 
संरक्षण एवं सम्वर्द्धन इत्यादि कार्य हेतु केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित मास्टर प्लान के तहत न्यूनतम 
स्थायी कार्य बल से सुसंगत वन्य जीव सफारी के कई कार्यकलापों को तीन पालियों में चौबीसों घंटे सुलभ संचालन के 
दृष्टिपथ में यह स्वीकृति दी गयी है । 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 2 जनवरी 2018 
2. उक्त स्वीकृत पदों का पदवार औचित्य , कार्य एवं दायित्व निम्नवत् होगा : 

निदेशक ( 01 पद ) : - क्षेत्रीय स्तर पर जू सफारी का प्रबंधन , संचालन एवं विकास तथा प्रशासनिक 
कार्यों का दायित्व होगा । इस इकाई के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी भी होगें । यह पद उप वन 
संरक्षक स्तर का होगा , जो भारतीय वन सेवा संवर्ग के होगें । 
उप निदेशक (01 पद ) : - निदेशक के कार्यों में सहयोग करेगें । यह पद सहायक वन संरक्षक 
कोटि का होगा, जो बिहार वन सेवा संवर्ग के होगें । 
वनों के क्षेत्र पदाधिकारी (02 पद ) : - एक वन क्षेत्र पदाधिकारी , वन्य जीवों एवं सुरक्षा का 
देखभाल, पोषण एवं कल्याणकारी कार्यों तथा एतद्संबंधी सुविधाओं एवं सेवाओं की समुचित व्यवस्था 
संबंधी कार्य के प्रभारी होगें । 

दूसरे वन क्षेत्र पदाधिकारी सफारी में पर्यटकों एवं आगंतुकों के आवागमन एवं भ्रमण संबंधी 
संसाधनों एवं सेवा सुविधाओं, संरचनाओं की सुव्यवस्था एवं परिवेश के अनुरक्षण एवं विकास कार्यों के 

प्रभारी होगें । 
iv . क्यूरेटर (संग्रहाध्यक्ष) - 1 / पशु चिकित्सक - 1 / जीव विज्ञानी - 1 (कुल 03 पद ) : - वन्य जीवों 

के स्वास्थ्य , पोषण, चिकित्सा प्रजनन संबंधी कल्याणकारी कार्यों एवं उनके वैज्ञानिक प्रबंधन का कार्य 
करेगें । इसके अतिरिक्त पर्यटकों एवं आगंतुकों के प्रबोधन में भी क्यूरेटर तथा जीव विज्ञानी का 
सहयोग लिया जायेगा । 
वनपाल (05 पद ) : - 05 सफारी इन्क्लोजर, ऐवियरी, बटरफ्लाई पार्क , आहार गोदाम एवं 
चिकित्सालय का संचालन , पर्यटकों का प्रबंधन कार्य, वनस्पति , लैंडस्केप के अनुरक्षण एवं विकास 
कार्य तथा सफारी के विभिन्न संरचनाओं संसाधनों का अनुरक्षण एवं विकास संबंधी कार्य करेगें । 
वनरक्षी ( 16 पद ) : - वनपालों के लिए निर्धारित कार्यों में सहयोग प्रदान करेगें । इन 16 पदों में से 
दो पद लिव रिज़र्व पद होगें । 
पशुपालक - 30 एवं पशु मिश्रक - 2 (कुल 32 पद ) : - वन्य प्राणियों एवं ऐवियरी के पक्षियों का 
सत्त प्रेक्षण , अनुश्रवण एवं भोजन आपूर्ति , चिकित्सा संबंधी कार्य तथा प्रजनन के समय विशेष रूप 

से आठ घंटे की चक्रवार ड्यूटी के रूप में कार्य करेगें । इसमें लिव रिजर्व पद भी सम्मिलित हैं । 
viii. प्रयोगशाला तकनिशियन - 01 एवं पशु उपचारिका - 1 ( कुल 02 पद ) : - पशु चिकित्सक एवं 

जीव विज्ञानी को सहयोग करेगें तथा उपचारिका की सेवा आगंतुकों, पर्यटकों, दर्शकों के प्रथम 

उपचार में ली जायेगी । 
ix . उच्च वर्गीय लिपिक - 01 एवं निम्न वर्गीय लिपिक - 3 ( कुल 04 पद) : - जू सफारी निदेशक के 

कार्यालय संचालन संबंधी सभी कार्य एवं वन्य जन्तुओं के पालन - पोषण तथा एत्दसंबंधी वैज्ञानिक 
प्रबंधन में पत्राचार एवं अभिलेखों की अभिरक्षा / संधारण इत्यादि कार्यों का निष्पादन इनके द्वारा 

किया जायेगा । 
3. इन पदों पर होने वाले व्यय का विकलन मुख्य शीर्ष - 2406 वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य 
शीर्ष - 02 - पर्यावरीय वानिकी तथा वन्य जीव , लघु शीर्ष - 110 - वन्य जीव परिक्षण , उप शीर्ष - 0121 - वन्य प्राणियों की 
सुरक्षा, संरक्षण एवं विकास , विपत्र कोड - 19 - 2406021100121 के विषय शीर्ष - 0121. 02. 01 - मजदूरी तथा 0121 .02 . 
01 - सामग्री एवं पूर्तियाँ के अन्तर्गत उपलब्ध उपबंधित राशि से किया जाएगा । 

4. उपर्युक्त कुल 66 स्वीकृत पदों के अतिरिक्त वाहन चालक, चौकीदार, परिचारी एवं रसोई कर्मी की सेवा 
आउटसोर्स के माध्यम से लिया जायेगा एवं इन कर्मियों के पारिश्रमिक का भुगतान "व्यावासायिक 
सेवाएँ - 0001. 28. 02- संविदा सेवायें " के तहत उपबंधित राशि से किया जायेगा । 

5. इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी , निदेशक, राजगीर जू सफारी, नालंदा होगें तथा राशि की निकासी 
उनके संबद्ध कोषागर से वित्त विभाग द्वारा समय - समय पर निर्गत निदेशों एवं परिपत्रों के आलोक में की जायेगी । 
6. इस पद सृजन में प्रशासी पदवर्ग समिति एवं मंत्रिपरिषद की स्वीकृत प्राप्त है । 

विश्वासभाजन, 

रत्नेश झा , 
__ सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 
बिहार गजट ( असाधारण ) 05 -57 1 + 10 -डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic.in 


